निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 83 ) 


26 पौष 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 16 जनवरी 2014 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

9 जनवरी 2014 
सं0 भवन /11-निग ( पूर्णियां )- 02 / 2013 - 254 ( भ) - श्री विष्णुदेव चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, 
भवन प्रमंडल, खगडिया द्वारा उनके पदस्थापन काल में रंगरा चौक पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवन निर्माण 
कार्य में अनियमितता बरतने के लिए निगरानी विभाग के पत्रांक - 4372 अनु० दिनांक 21. 08. 13 से आरोप 
गठित कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक - 13696 ( भ ) दिनांक 07. 10. 13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

पथ निर्माण विभाग के पत्रांक - 8499 ( S ) दिनांक 01 .11.13 द्वारा श्री चौधरी के दिनांक 15 . 12 .12 को 
मृत होने की प्राप्त सूचना के आलोक में श्री विष्णुदेव चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध संचालित 
विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है । 

3 . यदि श्री चौधरी के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के संबंध में वित्तीय क्षति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त 
होता है, तो उसकी वसूली की कार्रवाई विधिवत की जायेगी। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अशोक कुमार सुमन , 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह- मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 83 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


